सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 कार्तिक , 1944 ( श ० ) 

2 नवम्बर , 2022 ( ई ० ) 


संख्या 521 राँची , बुधवार , 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


अधिसूचना 

1 नवम्बर , 2022 


अधिसूचना सं ० - पर्य / यो . - 35 / 2021-29 -- विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1969 , दिनांक 07.12.2015 द्वारा 
गठित नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति के अनुशंसा के 
आलोक में श्री बंशीधर महोत्सव , श्री बंशीधर नगर ( गढ़वा ) को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाता है । 

II . इस पर मा . विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
III . यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मोईनउद्दीन खान , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 521 - 50 


